रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004/ 99 


1 
. 
4 


AISin 


PANK 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - ~- उप - खण्ड ( ii) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 60 ] 
No. 601 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 28 , 2000 / माघ 8 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 28, 2000/ MAGHA 8, 1921 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2000 
का . आ . 81 ( अ ). - मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 
और 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 ( 1986 का 10 ) 
की धारा 3 के उप - खण्ड ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को मसाला बोर्ड के सदस्य 
के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है और भारत सरकार के 
वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना सं. का . आ . 
123 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 4 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 4. श्री अग्निराज 

सदस्य 
संसद सदस्य 

( वह सरकारी राजपत्र में इस 
राज्य सभा 

अधिसूचना के प्रकाशित होने 
[ नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के की तिथि से तीन वर्ष तक या 
खण्ड ( ख ) के अधीन नियुक्त उनके संसद सदस्य बने । 

रहने तक , इनमें से जो भी 

पहले हो , पद पर बने रहेंगे) 
[ फा . सं.7/ 2/98 - ईपी ( एग्री - V ) ] 

एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : दिनांक 26 फरवरी , 1987 की अधिसूचना का . आ . सं . 
123 ( अ ) भारत के राजपत्र ( असाधारण ) के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड 


( ii ) में दिनांक 26 फरवरी , 1987 को प्रकाशित की गई थी तथा बाद में 
निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किए गए : 
1. अधिसूचना का. आ . 171 ( अ ) दिनांक 26 - 2 - 1990 
2. अधिसूचना का . आ . 429 ( अ ) दिनांक 31 - 5 - 1990 
3. अधिसूचना का . आ . 527 ( अ ) दिनांक 2 - 7 - 1990 
4 . अधिसूचना का . आ . 3131 ( अ ) दिनांक 7 - 11 -1990 
5. अधिसूचना का . आ . 116 ( अ ) दिनांक 21 - 2 - 1991 
6. अधिसूचना का . आ . 771 ( अ ) दिनांक 7 - 11 - 1991 
7. अधिसूचना का . आ . 439 ( अ ) दिनांक 17 - 6 - 1992 
8. अधिसूचना का . आ . 210 ( अ ) दिनांक 29 - 3 - 1993 
9. अधिसूचना का . आ. 583 ( अ ) दिनांक 30 - 7 - 1993 
10. अधिसूचना का . आ . 259 ( अ ) दिनांक 29 - 3 - 1996 
11. अधिसूचना का . आ . 737 ( अ ) दिनांक 22 - 10 - 1996 
12. अधिसूचना का . आ . 754 ( अ ) दिनांक 3 - 11 - 1997 
13. अधिसूचना का . आ . 924 ( अ ) दिनांक 30 - 12 - 1997 
14. अधिसूचना का . आ . 576 ( अ ) दिनांक 9 - 7 - 1988 
15. अधिसूचना का . आ . 264 ( अ ) दिनांक 16 - 4 - 1999 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th January, 2000 
S . O . 81(E ). - In exercise of the powers conferred by 
sub - section (3 ) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 


265 GI/2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II — SEC . 3(ii)] 
( 10 of 1986 ) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Footnote:- - The notification $ .0 . 123 (E ) dated the 26th 
Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the February , 1987 was published in the Gazette of India ( Extra 
following person as a Member of the Spices Board and makes ordinary ) on the 26th February , 1987 in Part II, Section 3 , Sub 
following amendments in the notification of theGovernment section ( ii ) and subsequently amended vide notifications: 
of India in the Ministry of Commerce No. S .O . 123 (E ) 

Notification S. O . 171 (E ) dated 26 -2 - 1990 
dated the 26th February , 1987, namely : 
In the said notification for serial number 4 and the 

Notification S .O . 429 (E ) dated 31-5 - 1990 
entry relating thereto , the following shall be substituted , 

Notification S . O . 527 (E ) dated 2 - 7 - 1990 
namely : 

Notification S .O . 3131 (E ) dated 7 - 11 - 1990 
“ 4 Shri S . Agniraj Member 

Notification S . O . 116 (E ) dated 21- 2 - 1991 
Member of Parliament (He shall hold office 

Notification S.O . 771 ( E ) dated 7 -11- 1991 
Rajya Sabha for three years from 

Notification S. O . 439 ( E ) dated 17 -6 - 1992 
[ appointed under clause the date of publica 

Notification S . O . 210 (E ) dated 29- 3 - 1993 
(b ) of sub -rule ( 1) of rule 4 ] tion of this notification 

Notification S. O . 583 (E ) dated 30 - 7 - 1993 
in the Official Gazette 

10 . Notification S . O . 259 ( E ) dated 29 - 3 - 1996 
or till he holds the 
Office of the Member 

Notification S .O . 737 ( E ) dated 22 - 10 - 1996 
of Parliment whichever 

12 . Notification S.O . 754 (E ) dated 3- 11- 1997 
is earlier) " 

Notification S .Q . 924 (E ) dated 30 - 12 - 1997 
[F .No. 7/2 /98 EP ( Agri - V ) ] 

Notification S . O . 576 (E ) dated 9- 7 - 1998 
S . M .ACHARYA, Jt. Secy . 15. Notification S. O . 264 (E ) dated 16 -4 - 1999 


nimiaviorcoasimu 


11. 


Printed by theManager,Govt of India Press ,Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


